सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 35 


2 पौष , 1938 ( श० ) 
राँची, शुक्रवार , 

23 दिसम्बर , 2016 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
17 अक्टूबर , 2016 ई० । 


संख्याः- 12 /प्रो०- 09- 04 / 2015 का . 8868-- विभागीय अधिसूचना संख्या- 7621 , दिनांक 
1 सितम्बर , 2016 के द्वारा वरीय प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू0 15600 - 39100 /- ग्रेड वेतन 
रू० 7600) में प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सुश्री फिलोमिना टोप्पो, नवप्रोन्नत 
वरीय प्रधान आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 06 ), योजना - सह -वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय 
स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में अगले आदेश तक गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 
झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय का कार्यालय, झारखण्ड, राँची में वरीय प्रधान 
आप्त सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है | 


संख्याः- 12 / प्रो०-09-04/ 2015 का० 8869-- विभागीय अधिसूचना संख्या-7622 , दिनांक 
1 सितम्बर , 2016 के द्वारा वरीय प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पी०बी० ||| रू० 15600 -39100 /- ग्रेड वेतन 
रू० 7600 ) में प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री नबल किशोर प्रसाद सिन्हा, 
नवप्रोन्नत वरीय प्रधान आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक -19), पर्यटन, कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य 
विभाग, झारखण्ड , राँची को विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में अगले आदेश तक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 23 दिसम्बर , 2016 
मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड , राँची में वरीय प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्याः- 12/ प्रो०- 09 -04/ 2015 का० 8870 -- विभागीय अधिसूचना संख्या-7623, दिनांक 
1 सितम्बर , 2016 के द्वारा वरीय प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू० 15600 -39100 /- ग्रेड वेतन 
रू07600) में प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री सुरेन्द्र प्रसाद , नं०-2, नवप्रोन्नत वरीय 
प्रधान आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 26 ), उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय 
स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में अगले आदेश तक वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन 
विभाग , झारखण्ड , राँची के अन्तर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय , झारखण्ड़, राँची में वरीय 
प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्याः- 12/प्रो०-09-04 /2015 का० 8871-- विभागीय अधिसूचना संख्या -7624, दिनांक 
1 सितम्बर , 2016 के द्वारा वरीय प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पी०बी० ||| रू० 15600-39100 /- ग्रेड 
वेतन - रू0 7600 ) में प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री प्रदीप कुमार , नवप्रोन्नत वरीय 
प्रधान आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 29), सदस्य, राजस्व पर्षद का कार्यालय, झारखण्ड, राँची को विभागीय 
स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में अगले आदेश तक गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 
झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची में वरीय प्रधान आप्त 
सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्याः- 12 / प्रो०-09-04/2015 का० 8872-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री सुरेन्द्र 
प्रसाद, वरीय प्रधान आप्त सचिव, योजना -सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय स्थापना 
समिति की अनुशंसा के आलोक में अगले आदेश तक सुश्री फिलोमिना टोप्पो, नवप्रोन्नत वरीय प्रधान 
आप्त सचिव, योजना- सह -वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के स्थानान्तरण के उपरांत योजना- सह-वित्त 
विभाग में रिक्त हुए प्रधान आप्त सचिव के पद को इनके पदस्थापन अवधि तक वरीय प्रधान आप्त 
सचिव के पद के रूप में उत्क्रमित करते हुए योजना- सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची में पदस्थापित 
किया जाता है । 


2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 35 -- 50 


